Haryana Government Gazette 


Published by Authority 


© Government of Haryana 
No. 35-2023] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 29, 2023 (BHADRA 7, [945 SAKA) 


PART-I 
Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government 
अधिसूचना को उसी नंबर एवं तिथि से प्रतिस्थापित किया जाता है। 
हरियाणा सरकार 
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 22 अगस्त, 2023 


संख्या 3,/44-एफ0डी0ए0-2023.-.- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम संख्या 34) की 
धारा 37 की उप-धारा () द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, हरियाणा, इसके द्वारा, निम्नलिखित 
पशुचिक्तिसा अधिकारियों (खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त) को रेलवे स्टेशनों एवं रेलवे कालोनियों के Ra 
सम्पूर्ण हरियाणा राज्य के लिए उपरोक्त अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के रूप में नियुक्त करते हैं, अर्थात्‌- 


4... डॉ० आज़ाद सिंह 

2. Slo रमेश चंद 

3. डॉ० गौरव 

4... डॉ० अमित कुमार 

5. Slo पवन चहल 

6. Sto पुनीत शर्मा 

7. So योगेश कुमार कादियान 
8. Sto राजेश वर्मा 

9. Slo बिरेन्द्र सिंह 


अशोक कुमार मीणा, 
आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, हरियाणा | 


0500—C.S.—H.G_P., Pkl. 


(758) 


